( 
श शासन 


इसे वेबसाईट www. govtpressmp . nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


Aध्य प्रद 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 127 ] 


भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 23 फरवरी 2018 - फाल्गुन 4, शक 1939 


विधि और विधायी कार्य विभाग 

भोपाल , दिनांक 23 फरवरी 2018 
____ फा . क्र . 782 - 2018- इक्कीस - ब ( दो ). - राज्य शासन, दण्ड संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए, 34 - मुंगावली विधान सभा उपचुनाव 2018 सेक्टर / जोनल अधिकारियों की संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों 
को उपचुनाव निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष 
कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

गोपाल श्रीवास्तव , सचिव . 


कार्यालय , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश 
17, अरेरा हिल्स , पोस्ट बॉक्स नंबर 1164, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 23 फरवरी 2018 


फा . क्र . 84 ( 07 ) 2017 - चार - उपचुनाव - 2544. - 34 - मुंगावली विधान सभा के उप चुनाव के संदर्भ में सेक्टर मजिस्ट्रेट/ जोनल अधिकारियों 
को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त किए जाने बावत् प्रस्ताव प्रेषित किया गया था . विधि विभाग द्वारा अशोकनगर के अधिकारियों 
को अधिसूचना क्र . 476, 517 - 2018 - इक्कीस - ब ( दो ), दिनांक 3 फरवरी 2018 द्वारा उक्त शक्तियां प्रदत्त की गई है . 


कलेक्टर एवं जिलानिर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर को वीडियोग्राफी टीम एवं फ्लाइंग स्कवाड में आयोग के निर्देशानुसार कार्यपालिक 
मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगाया जाना है अतः पत्र दिनांक 9 - 2 - 2018 एवं दिनांक 4 - 2 - 2018 द्वारा प्रस्तावित निम्नांकित अधिकारियों को 
भी विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने का कष्ट करें : 


2. 


श्री सतीष मटसेनिया , मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुंगावली 
श्री ग्यारसीलाल जाटव, पीसीओ, जनपद पंचायत, मुंगावली 
श्री सलीमउल्ला खां , कृषि विस्तार अधिकारी, मुंगावली 


253 


254 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी 2018 


4. 


श्री रामनिवास शर्मा, पीसीओ, जनपद पंचायत, मुंगावली 
श्री आर. सी . उज्जैनी, बी . आर. सी . सी., जनपद शिक्षा केन्द्र , मुंगावली 
श्री बलवंत अहिरवार , सीएसी, जनपद शिक्षा केन्द्र, मुंगावली 
श्री सनन यादव, उपयंत्री, जनपद पंचायत, मुंगावली 
श्री के . के. शर्मा, उपयंत्री, जनपद पंचायत , मुंगावली 
श्री रामदास , वन परिक्षेत्राधिकारी, मुंगावली 
श्री तिलकसिंह दांगी, पूर्व ( सीएसी ) अध्यापक , मा . वि .विल्हैरू, मुंगावली 
श्री के. एल . ग्वाल, उपयंत्री, पीएचई, मुंगावली 
श्री राजेश मिश्रा, अध्यापक , उ. मा . वि ., मल्हारगढ़ 
श्री एन. आर. नंदमेर, उपयंत्री, जपनद पंचायत, मुंगावली 
श्री राघवेन्द्र शर्मा, उपयंत्री, जनपद पंचायत , मुंगावली 
श्री मनीष सेन , सीएसी, पिपरई 
श्री डी. एल . शाक्य, उपयंत्री, जनपद पंचायत, मुंगावली 
श्री दिलीप राठौर , उपयंत्री, जनपद पंचायत , मुंगावली 
श्री मुन्नालाल अहिरवार , पीसीओ. जनपद पंचायत , मुंगावली 
श्री ओमप्रकाश गुप्ता , अध्यापक , प्रा . वि. महोली 
श्री कमल सिंह, पशु चिकित्सालय , मुंगावली 
श्री शशिभूषण बादल, एस .ए. डी. ओ., कृषि विभाग , मुंगावली 
श्रीमती सुधारानी शर्मा, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुंगावली. 


16. 


19. 
20. 
21 . 
22. 


उल्लेखनीय है कि इन उप चुनावों के लिए मतदान दिनांक 24 - 2- 2018 को नियत है. अतः कृपया संलग्न प्रस्तावों के अनुसार कुल 
22 अधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां आज ही प्रत्यायोजित करने 
का कष्ट करें . 


एस. एस. बंसल , संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित ---2018. 


